निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 160 ) 


12 वैशाख 1933 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 2 मई 2011 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


अधिसूचनाएं 

5 मार्च 2011 
सं0 IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 669 - श्री ब्रिज बिहारी शरण , परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिला अवर 
निबंधक , भोजपुर से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक , फारबिसगंज, जिला - अररिया के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं0 IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 670 — श्री मणि रंजन , परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिला अवर निबंधक , 
सीतामढ़ी से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक, गोगरी, जिला - खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया 


जाता है । 


संo IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 671 - श्री पंकज कुमार झा , परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिला अवर 
निबंधक , मुजफ्फरपुर से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक , दाउदनगर , जिला - औरंगाबाद के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 672 श्री गोपेश कुमार चौधरी, परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिला अवर 
निबंधक, मधुबनी से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक , ढाका, जिला - पूर्वी चंपारण के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं0 IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 673 — श्री विनय सौरभ , परीक्ष्यमान अवर निबंधक , जिला अवर निबंधक, 
गया से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक , फुलवरीया , जिला - गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संo IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 674 - सुश्री स्वीटी सुमन , परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिला अवर 
निबंधक , वैशाली से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक, चकिया, जिला - पूर्वी चंपारण के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 मई 2011 


संo IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 675 — श्री सुमेश्वर कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिला अवर 
निबंधक, नवादा से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक , फुलपरास , जिला - मधुबनी के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

संo IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011- 676 – श्रीमती सीमा कुमारी, परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिला अवर 
निबंधक , भागलपुर से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक, कहलगाँव, जिला - भागलपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 677 — श्री राकेश कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिला अवर निबंधक , 
पटना से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक, विक्रम, जिला - पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 678 — श्री अमरेन्द्र कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक, जिला अवर 
निबंधक , सिवान से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक , बहादुरगंज, जिला -किशनगंज के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 679 — श्री विनय कुमार, परीक्ष्यमान अवर निबंधक , जिला अवर निबंधक, 
औरंगाबाद से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक, बाबूबरही, जिला - मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संo IV / स्था . ( रा.) 801 / 2011 - 680 — श्री विनय कुमार प्रसाद , परीक्ष्यमान अवर निबंधक , जिला अवर 
निबंधक, पूर्वी चंपारण से संबद्ध को अगले आदेश तक अवर निबंधक , खजौली, जिला - मधुबनी के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 160 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


